निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 31 ) पटना , सोमवार , 11 जनवरी 2016 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


सं 0 17 स्था ० ( नक्शा दर ) -980 / 95–1819 


प्रेषक, 


व्यास जी , 
प्रधान सचिव, 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
बिहार, पटना । 


सेवा में , 


महालेखाकार, बिहार , 
पटना । 


द्वारा 


वित्त विभाग । 


पटना, दिनांक 01 अक्तूबर 2015 
विषय : 

बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मुद्रित डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र एवं वेबसाइट के माध्यम से 
डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र की आपूर्ति किये जाने वाले राजस्व मानचित्रों के मूल्य निर्धारण के 

सम्बन्ध में निर्गत पत्रांक -1304 दिनांक 18.07.2013 में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में । 
महाशय, 

उपर्युक्त विषयक पत्रांक -1304 दिनांक 18.07.2013 द्वारा निर्गत राज्यादेश की कंडिका -3 को 
निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 


" (3 ) डिजिटाईज्ड राजस्व सर्वे मानचित्रों की आपूर्ति निर्धारित मूल्य पर आम जनता के 
साथ - साथ डी 0 पी 0 आर0 तैयार करने वाले एजेंसियों को आपूर्ति की जाएगी; किन्तु राज्य सरकार के विभागों, जिला 
पदाधिकारियों एवं बन्दोबस्त कार्यालयों आदि को डिजिटाईज्ड मानचित्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । " 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 जनवरी 2016 

उपरोक्त आदेश वित्त विभागीय गैर सरकारी संख्या -2536 दिनांक 29.07.2015 के अनुसार वित्त 
विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है । 


पत्रांक -1304 दिनांक 18.07.2013 द्वारा निर्गत राज्यादेश की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी । 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


विश्वासभाजन, 


व्यास जी , 


प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 31-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


